रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33002/99 


REGISTERED No. D. L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


MORRORunconscomwooLMORA 
mmmm 


दिल्ली राजपान 


। 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 131 
No. 13 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 21 , 2016 / माघ 1 , 1937 
DELHI , THURSDAY, JANUARY 21, 2016/ MAGIIA 1, 1937 


[ रा . रा . रा . क्षे. दि . सं . 193 

IN. C . T . D . No. 193 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार : 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 21 जनवरी, 2016 
_ _ सं . फा . 10 (13) / पर्या. / 2015 / 436 - 458 . - पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार ( ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय के दिनांक 09.10. 2015, और 16. 12.2015 के आदेश के अनुपालन करते हुए पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 
दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ .10( 13 ) / पर्या / 2015 / 6167 - 6189 दिनाँक 20.10. 2015, एफ 10 (13) / पर्या / 
2015 / 6345 - 6372 दिनाँक 30.10. 2015, एफ . 10 (13) / पर्या / 2015 / 7400 --7422 दिनाँक 23. 12.2015 एवं संशोधित अधिसूच ॥ 
संख्या एफ .10(13) / पर्या / 2015 / 98 --130 दिनाँक 05 .01. 2016 और दिनांक 19.12.2015 को पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं 
नियंत्रण ) प्राधिकरण (ई. पी . सी .ए .) द्वारा ली गई बैठक में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसरण में , उपरोक्रा अधिसूचनाओं के 
कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण निम्नलिखित है : 

कोई वाहन , जो या तो आंशिक रूप से लदा है या किसी माल को ढो रहा है ( जो कि प्रभार मुक्रा श्रेणी में .| | 
आता हो और दिल्ली के लिए है ), उसको लदा हुआ वाहन माना जाएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 
दिनांक 09. 10. 2015 में निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार ( ईसीसी) को प्रति वाहन दुगना देगा अर्थात श्रेणी 2 ( हल्के 
ड्यूटी वाहनों इत्यादि ) तथा श्रेणी 3 ( 2 ऐक्सल ट्रक) को रुपये 1,400 / - प्रति वाहन और श्रेणी 4 (3 ऐक्सल ट्रक ) तथा 
श्रेणी 5 ( 4 ऐक्सल ट्रक तथा अधिक ) को रुपये 2,600 / - प्रति वाहन । 

____ गैर लदे हुए वाहन वह होंगें जो कि पूर्ण रूप से खाली होंगे और जिनमें कोई भी सामान ना हो एवं ३ वाहनों 
पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09. 10. 2015 में निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से वसूला 
जाएगा । 

सी . एन. जी. ईंधन वाहन पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार ( ईसीसी) से मुक्त होंगे । 

यदि कोई वाहन छूट प्राप्त वस्तुएँ ( जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 
30.10. 2015 में परिभाषित है ) को प्रभार मुक्त माना जाएगा, यदि वह लदे हुए वाहन की क्षमता से कम से कम 3 / 4 
क्षगता का सामान ले जा रहा हो । 

कुलान्द जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण ) 


337 DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


IPART IV 


DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 21st January, 2016 
No. F . 10 (13)/ Env / 2015/ 436 - 458. -In continuation of notification No. F10 (13 )/ EEnv/ 2015/ 6167 
6189 dated 20 . 10. 2015 , notification no . F10 ( 13 ) / Env / 2015 / 6345 - 6372 dated 30. 10 . 2015 , notification no . 
F10 ( 13 )/ Env / 2015 / 7400 - 7422 dated 23 .12. 2015 and amendment notification no. F10 ( 13 )/ Env / 2015/ 98 -130 
dated 05 .01. 2016 , issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the 
Hon ble Supreme Court s orders dated 09 . 10 .2015 and 16 .12 .2015 regarding Environment Compensation 
Charge (ECC ) and in pursuance to the clarification given in the meeting taken by Environment Pollution 
( Prevention and Control) Authority ( EPCA ) on 19 . 12 . 2015 , following are the clarification for 
implementation of above said notifications: 
1 . Any vehicle , which is partially laden or carrying any goods (which are not under the exempted 

category and is bound for Delhi) will be treated as laden vehicle and will pay twice the ECC as 
stipulated by Hon ble Supreme Court in its order dated 09. 10 . 2015 i. e. @ , Rs. 1400/ - for category 2 
(light duty vehicles etc ) and category 3 ( 2 axle trucks) per vehicle , and Rs. 2600 /- for category 4 ( 3 

axle trucks ) and category 5 (4 axle trucks and above) per vehicle . 
2 . A non - laden vehicle will be one which is completely empty and has no goods whatsoever and will 

be charged the ECC as stipulated by Hon ble Supreme Court in its order dated 09 .10 .2015 . 
3. CNG fuelled vehicles will be given exemption. 
4 . The vehicles will be treated as exempt if it is carrying exempted goods (defined as per Delhi Govt. 

notification of October 30 , 2015 ) if it is carrying at least three - fourth of its carrying capacity . 


KULANAND JOSHI, Special Secy . (Environment) 


वित्त (राजस्व - 1) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 21 जनवरी, 2016 
सं . फा . 5( 210 ) / सीएफ / 2001 - 02 / डीएस - VI/ 29. — चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40 ) की धारा 74 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , इसके द्वारा श्री पी . आर. गीणा, विशेष 
आयुक्त ( मूल्य संवर्धित कर ) व्यापार एवं कर विभाग को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप ( काल प्रभाव से 
अधिकार प्रदान करते है । श्री पी . आर. मीणा विशेष आयुक्त ( मूल्य संवर्धित कर ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विट फर्ड 
अधिनियम, 1982 के लागू होने पर चिटों के संचालन के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित मद्रास चिट 
फंड अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम, 24 ) के अधीन चिट निदेशक को सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करेंगे । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
ए. के . सिंह, उप सचिव VI (वित्त ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


FINANCE (REVNUE - 1) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 21st January , 2016 
No. F . 5 ( 210 )/CF/2001 -02/DS- VI/29 . - In exercise of the powers conferred by section 74 of the Chit 
Fund Act, 1982 (40 of 1982), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
empowers Shri P . R .Meena , Special Commissioner (VAT) , Department of Trade and Taxes as Appellate 
Authority under the said Act with immediate effect. Shri P . R .Meena, Special Commissioner (VAT) shall 
also discharge the duties imposed upon the Director of Chits under the Madras Chit Funds Act, 1961 
(Madras Act 24 of 1961) as extended to the Union Territory of Delhi in respect of chits in operation on the 
commencement of the Chits Fund Act, 1982 in the National Capital Territory of Delhi. 

By Order and in the name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

A . K . SINGH , Dy. Secy .- VI (Finance ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


